रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD NO. D. L.-33004/ 99 


LAH 


. 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART IL - Section 3 _ Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2002/ फाल्गुन 10 , 1923 
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2002 /PHALGUNA 10 , 1923 


18 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 103 ] 
No. 1031 


- -- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


-- 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - -- - - 


- - - 


-- - - 


- 


- - 


वित्त मंत्रालय 
( आर्षिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2002 
सा . का. नि . 159 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार सरकारी बचत बैंक अधिनियम , 1873 (1873 का 5 ) की धारा 15 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , डाकघर सावधिक जमा नियम , 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : 


(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकधर सावधिक जमा ( संशोधन) नियम, 2002 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


1. डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 के नियम 7 में , -- 


( क) सारणी ढ के नीचे “( 1 मार्च, 2001 को या उसके पश्चात् जमा की गई रकम के लिए)” कोष्ठकों, अंको, शब्दो 

और अक्षरों के स्थान पर"( 1 मार्च, 2001 को या उसके पश्चात् किंतु 1 मार्च, 2002 से पूर्व जमा की गई रकम के 
लिए ) " कोष्ठक , अंक , शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ; 


( ख) 


सारणी द के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 


“ सारणी - ण 
(1 मार्च, 2002 को या उसके पश्चात् जमा की गई रकम के लिए) 


जमा की अवधि 


प्रतिवर्ष ब्याज की दर 


1 वर्ष 
2 वर्ष 


7. 25 प्रतिशत 
7. 50 प्रतिशत 
8. 25 प्रतिशत 
8. 50 प्रतिशत । " 


3 वर्ष 


5 वर्ष 


698 


/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


IPART II - SC. 3( ] 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 


- - - -- - - - 


- 


- 


(ग) टिप्पण के पैरा ( 2) में , “ सारणी ढ ", शब्द और अक्षर के स्थान पर “ सारणी ढ या सारणी ण " शब्द रखे 
जाएगे । 

[ फा . सं . 5/ 1/ 2002 - एन एस. - II ] 

के. पाई. नरसिम्हन, उप सचिव 


टिप्पण - मूल नियम सा० का0 नि0 664 ( अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा0 का0 
नि0 300 ( अ), तारीख 1 अप्रैल, 1984, सा० का0 नि0 418 ( अ), तारीख 10 मई , 1985, सा० का0 नि0 193 ( अ), 
तारीख 12 फरवरी , 1986, सा० का0 नि0 362 ( अ), तारी , , 7 1987, सा का० नि0 1005 ( अ), तारीख 23 
दिसंबर, 1987 , सा० का0 नि0 353 ( अ), तारीख 18 . . . " , का0 नि0 507 ( अ), तारीख 23 मई, 
1990, सा० का० नि0 191 ( अ), तारीख 27 मार्च, 199 :, . . . 80 ( अ), तारीख 12 दिसंबर 1991, सा० 
का0 नि0 727 ( अ), तारीख 6 दिसंबर, 1991, सा0 का0 fina. . . . पाख 24 अप्रैल, 1992, सा0 का0 नि0 586 

2 सितंबर 1993 , सा० का० नि0 3 ( अ), तारीख : नवरी, 1999, सा0 का0 नि0 43 ( अ), तारीख 15 
जनवरी, 2000 और सा० का० नि0 151 ( अ), तारीख 9 मार्च, 2001 द्वारा संशोधित किए गए । 


MINISTRYOF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi ,the IstMarch, 2002 
G.S. R. 159(E). - In exercise of the powers conferred by section 15 of the 
Government Savings Banks Act , 1873 ( 5 of 1873 ), the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit 
Rules, 1981 , namely : 
1 . ( 1) These rules may be called the Post Office Time Deposit 

(Amendment) Rules , 2002 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the 

Official Gazette . 
2 . In the Post Office Time Deposit Rules , 1981, in rule 7 , 
( a ) under Table- o, for the brackets, words, figures and letters , "(For 

deposits made on or after 1st March , 2001 )", the brackets , words, figures 
and letters, " (For deposits made on or after 1st March , 2001 but before 1st 

March , 2002)" shall be substituted ; 
( b ) after Table- o , the following Table shall be inserted , namely : 


" Table - P 
[For deposits made on or after 1st March , 2002 ] 


Period of deposit 


Rate of interest per annum 


1 year 
2 years 
3 years 
5 years 


7. 25 per cent. 
7 .50 per cent . 
8. 25 per cent. 
8. 50 per cent."; 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


-- 


( c ) in the Notes , in paragraph ( 2 ), for the word and letter, " Table o ", the 
words and letters " Table O or Table P " shall be substituted . 


IF No. 5/ 1/ 2002- NS.II] 

K . Y. NARASIMHAN . Dy. Secy. 
Note :- The principal rules were published in the Gazette of India vide number 
GSR 664 (E ), dated the 17th December, 1981 and subsequently amended vide 
GSR 300 ( E ), dated the 1st April , 1984 , GSR 418( E ), dated the 10th May , 1985 , 
GSR 193 ( E ), dated the 12th February , 1986 , GSR 362 ( E ), dated the 21st April, 
1987 , GSR 1005 ( E), dated the 23rd December, 1987 , GSR 353 ( E), dated the 
18th March , 1988, GSR 507( E ), dated the 23rd May, 1990 , GSR 191( E), dated the 
27th March , 1991, GSR 580 ( E ), dated the 12th September , 1991, GSR 727 ( E ), 
dated the 6th December, 1991, GSR 431 (E ), dated the 24th April , 1992 , GSR 586 
( E ), dated the 2nd September, 1993 , GSR 3 (E ), dated the 1st January , 1999 , GSR 
43( E ), dated the 15th January , 2000 and GSR 151 ( E ) dated the 1st March, 2001 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2002 


सा. का . नि . 160( अ ) . - केन्द्रीय सरकार सरकारी बचत बैंक अधिनियम , 1873 (1873 का 5 ) की धारा 15 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती जमा नियम , 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकधर आवर्ती जमा ( संशोधन)नियम, 2002 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 के नियम 9 में , 


(i) 


उपनियम (1) के खंड (क ) की अनुसूची में , अंतिम विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया 
रखी जाएंगी, अर्थात् : 


" 1.3.3001 से 28.02.2002 तक (जिनमें दोनों तारीखें सम्मिलित है ) 
01.03. 2002 से आगे 


.. 758. 53 
........ 748. 49. " ; 


(iii) उपनियम (2 ) के खंड ( क ) की अनुसूची में , अंतिम विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी, अर्थात् : 


" 1.3. 3001 से 28 .02. 2002 तक (जिनमें दोनों तारीखें सम्मिलित है ) 
01. 03. 2002 से आगे 


..758.53 
......., 748.49, ". 


[ फा . सं . 5 /1/ 2002 - एन एस. II ] 

के . वाई. नरसिम्हन, उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- Sec . 300) 


fego - Ta Aquano 270 PRO 666 (31), aigra 17 fetar, 1981 GRT Hofera for the et af JHOT HIO 
570 FO 301 mart 1 , 1982, HO O PO 258 (31), RTG 11 HIH , 1983, HO TO PO 62 ( 37 ). 
arra 14 598 , 1984 , 70 FTO FAO 95 ( H ), arta 7 a , 1986 , HTO 710 FO 194 ( 31), ARTU 13 ORI, 
1986 , TO DO RO 363 (31), arta 1 37967 , 1987 MO ITO 0 39 (31 ), A 16 A 1988 ,HTIO ITO 
AO 498 ( 31), arta 15 3114 , 1988 HIO 4T0 FO 708 ( 37). ata 21 C , 1989 HIO ITO FO 16 ( 31). 
ARIG 9 THOR 1990, F 970 O 190 (37), arora 27 Hd, 1991 HIO JO PO 579 ( 37 ), arta 12 
PHR, 1991, HOITO AO 918 (3 ), MG 11 fatia , 1992 , HTO TO RO 42 ( 31), arra 1 408 , 
1993, HIO FTO FAO 587 ( H ), ARTE 2 fidor , 1993, WO TO FO 2 (31), AIG 1 T40 , 1999, HTO 10 
AO 748 (31), aria 4 Tha 1999 , WO 510 O 44 (3 ), 15 3 , 2000 HT HIO 10 FO 152 
( 31), RTE 1 HTC , 2001 GRTHET PO TI 


NOTIFICATION 
New Delhi, the IstMarch , 2002 


G .S. R . 160 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government 
Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873) , the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Post Office Recurring Deposit Rules , 1981 , namely : 


1. 


( 1) 


These rules may be called the Post Office Recurring Deposit 
( Amendment ) Rules , 2002 . 
They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 


In the Post Office Recurring Deposit Rules , 1981, in rule 9, 


(i) In sub -rule (1 ) n clause (a ), in the Schedule , for the last existing entries , 

the following entries shall be substituted , namely : 


" From 1. 3. 2001 to 28 .2 . 2002 (both dates Inclusive ) 

From 1. 3 . 2002 onwards 


... 758 . 53 
...748 .49 "; 


(ii) in sub - rule (2 ), in clause (a ), in the Schedule , for the last existing entries, the 

following entries shall be substituted , namely : 


" From 1.3 .2001 to 28 .2 .2002 (both dates inclusive ) ... 
From 1 . 3 . 2002 onwards 


... 758 . 53 
...748 . 49 " ; 


[F. No. 5/ 1/2002-NS. II ] 
K . Y. NARASIMHAN , Dy. Secy. 


Note . - The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 
666 ( E ) , dated the 17th December , 1981 and subsequently amended vide GSR 301( E ), 
dated the 14 April, 1982 , GSR 258 (E ), dated the 11th March , 1983 , GSR 62 (E ), dated the 
14 February , 1984, GSR 95 ( E ), dated the 7th February , 1986 , GSR 194 ( E ), dated the 
13th February , 1986 , GSR 363( E ), dated the 1st April, 1987, GSR 39 (E ), dated 16th the 
January , 1988 , GSR 458 ( E ) , dated the 154) April, 1988 , GSR 708 ( E ), dated the 21st July , 
1989 , GSR 16 ( E ), dated the 9th January , 1990 , GSR 190 (E ), dated the 27th March , 1991 , 
GSR 579 (E ), dated the 12 September, 1991, GSR 918 ( E ), dated the 11" December, 
1992, GSR 42 ( E ), dated the 1st February , 1993, GSR 587 ( E ) , dated 2nd September, 1993 , 
GSR 2 ( E ), dated the 1st January , 1999, GSR 748 ( E ), dated the 4 " November, 1999 , GSR 
44 ( E ) , dated the 15th January , 2000 and GSR 152 ( E ) dated the 1st March , 2001, 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2002 
सा. का . नि . 161 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5 ) की धारा 15 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर (मासिक आय खाता) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकधर ( मासिक आय खाता ) संशोधन नियम, 2002 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे | 


2. डाकघर ( मासिक आय खाता) नियम, 1987 के नियम 8 के उपनियम (1) में , - 


(i) खंड ( च) में , “ 1 मार्च, 2001 को या उसके पश्चात् " अंक अक्षर और शब्दों के स्थान पर , “ 1 मार्च, 2001 को 
या उसके पश्चात् किंतु 1 मार्च, 2002 से पहले " अंक , अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ; 


( i) 


खंड ( च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात : 


“ ( छ) 1 मार्च, 2002 को या उसके पश्चात् किए गए जमा के संबंध में 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ।” | 


[ फा. सं. 5/ 1/ 2002 - एन एस . - II ] 

के. वाई. नरसिम्हन, उप सचिव 


टिप्पण ~ मूल नियम सा0 का0 नि0 701 ( अ), तारीख 10 अगस्त , 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका सा० 
का0 नि0 805 ( अ), तारीख 21 जुलाई , 1988 सा0 का0 नि0 46 ( अ), तारीख 20 जनवरी, 1989, सा० का0 
नि0581 ( अ), तारीख 12 सितंबर 1991, सा० का0नि0 430 ( अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992 सा0 का० नि0 390 ( अ), 
तारीख 29 अप्रैल , 1993, सा० का0 नि0 585 ( अ), तारीख 2 सितंबर 1993 सा० का0 नि05 ( अ), तारीख 1जनवरी 
1999, सा ) का0 नि0 45 ( अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा० का0 नि0 80 ( अ), तारीख 1 फरवरी, 2000 सा0 का० 
नि0 613 ( अ), तारीख 18 जुलाई, 2000 और सा0 का0 नि0 153 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2001 


NOTIFICATION 

New Delhi, the Ist March , 2002 
G .S. R . 161 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 15 of the 
Government Savings Banks Act , 1873 ( 5 of 1873 ), the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Monthly 
Income Account) Rules , 1987 , namely : 


1 . 


( 1 ) 


These rules may be called the Post Office ( Monthly Income 
Account) Amendment Rules , 2002 . 
They shall come into force on the date of their publication in the 
Official Gazette . 


2 . In the Post Office ( Monthly Income rccount ) Rules, 1987, in rule 8 , 
in sub -rule ( 1 ), 

(i) in clause (f), for the words, figures and letters " the 1st day of March , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC 3(i)] 


2001 ", the words, figures and letters " the 1st day of March , 2001 but 
before the 1st day of March , 2002 " shallbe substituted . 


( II ) 


after clause (6), the following clause shall beinserted, namely : 


" ( g ) 9 per cent. per annum in respect of deposits made on or after the 1st 
day of March, 2002. ". 

[ F. No. 5/ 1/ 2002- NS.II) 
K Y. NARASIMHAN, DV Sccy , 


Note .- The principal rules were published in the Gazette of India vide number 
GSR 701 (E ), dated the 10th August , 1987 and subsequently amended vide GSR 
805 ( E ), dated the 21st July , 1988, GSR 46 ( E), dated the 20th January , 1989 , GSR 
581 ( E ), dated the 12th September , 1991, GSR 430 ( E), dated the 24th April, 1992 , 
GSR 390 (E ), dated the 29th April, 1993 , GSR 585 (E ), dated the 2nd September , 
1993 , GSR 5 ( E ), dated the 1st January, 1999, GSR 45 (E ), dated the 15th January , 
2000 , GSR 80 ( E), dated the 1st February , 2000 , GSR 613 ( E ), dated the 18th 
July , 2000 and GSR 153( E ) dated the 1st March, 2001 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2002 
सा. का .नि . 162( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 ( 1873 का 5) की धारा 15 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत स्कीम नियम , 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत स्कीम ( संशोधन) नियम, 2002 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. राष्ट्रीय बचत स्कीम नियम, 1992 के नियम 6 के उपनियम (1) मे खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे 
जाएंगे, अर्थात् : 


" (ii ) 1मार्च, 2001 से आरंभ होने वाली किंतु 1 मार्च, 2002 के पहले की अवधि के लिए, मास के दसवे दिन की 
समाप्ति और उसके अंत के बीच जमाखाते मे न्यूनतम अतिशेष पर किसी कलैंडर मास के लिए नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की 
दर से ब्याज अनुज्ञात किया जाएगा और ऐसा ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में संगणित किया जाएगा और खाते में जमा 
कराया जाएगा । 


( iii ) 1 मार्च, 2002 से ही, मास के दसवे दिन की समाप्ति और उसके अंत के बीच जमाखाते मे न्यूनतम अतिशेष पर 
किसी कलैंडर मास के लिए साढे आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज अनुज्ञात किया जाएगा और ऐसा ब्याज प्रत्येक 
वर्ष के अंत में संगणित किया जाएगा और खाते में जमा कराया जाएगा । " 


[ फा . सं . 5/ 1/ 2002 - एन एस . - 11 ] 

के . वाई . नरसिम्हन, उप सचिष 


[ भाग - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण - मूल नियम सा0 का0 नि0 763 ( अ), तारीख 15 सितबंर, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका साo 
का0 नि0 46 ( अ), तारीख 15 जनवरी, 2000 सा0 का0 नि0 541( अ), तारीख 14 जून, 2000 और सा० का0 नि0 159 
( अ), तारीख 1 मार्च, 2001 द्वारा संशोधन किए गए | 


NOTIFICATION 

New Delhi, the Ist March, 2002 
G.S. R.162( E).--- In exercise of the powers conferred by section 15 of the 
Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873 ), the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend the National Savings Scheme 
Rules , 1992, namely : 


1.( 1 ) These rules may be called the National Savings Scheme (Amendment) 

Rules , 2002. 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette. 
2 . In the National Savings Scheme Rules , 1992, in sub -rule ( 1) of rule 6 , for 
___ clause (iii ), the following clauses shall be substituted , namely: 


" (lii ) For the period commencing from the 1st day of March , 2001 but before 
the 1st day of March , 2002, the interest at the rate of nine per cent. per annum 
shall be allowed for a calendar month on the lowest balance at credit of an 
account between the close of the tenth day and the end of the month and such 
interest shall be calculated and credited in the account at the end of each year . 


(iv ) On and from the 1st day of March , 2002 , the interest at the rate of eight 
and - a -half per cent. per annum shall be allowed for a calendar month on the 
lowest balance at credit of an account between the close of the tenth day and 
the end of the month and such interest shall be calculated and credited in the 
account at the end of each year ." . 


( E. No . 5/1/ 2002 - NS. II ] 
K . Y . NARASIMHAN . Dy. Secy . 


Note . - The principal rules were published in the Gazette of India vide 
number GSR 763 (E ), dated the 15th September, 1992 and subsequently amended 
vide GSR 46 (E ), dated the 15th January , 2000 , GSR 541(E ), dated the 14th June , 
2000 and GSR 154( E ) dated 1st March, 2001 . 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 मार्च, 2002 
सा . का . मि . 163 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम , 1959 (1959 का 46 ) की धारा 12 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र ( आठवां निर्गम )नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र ( आठवा निर्गम )नियम, 1989 ( संशोधन ) नियम, 2002 है । 


(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे | 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC 3 (1) ] 


2. राष्ट्रीय बचत पत्र ( आठवो निर्गम ) नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 


( क ) उप नियम ( 4) में “ 1 मार्च, 2001 " अंकों और शब्द के स्थान पर “ 1 मार्च, 2001 को या उसके पश्चात् किंतु 
1 मार्च, 2002 के पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 


( ख) उप नियम ( 4) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम और सारणी अंतःस्थापित की जाएंगी, 
अर्थात् : 


“ (4) जहाँ कोई पत्र 1 मार्च, 2002 को या उसके पश्चात् क्रय किया गया है वहां उसकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति 
के पश्चात् किसी भी समय पत्र के भुनाए जाने पर संदेय रकम, जिसमें व्याज सम्मिलित है, 100 रुपए के अंकित मूल्य 
के लिए 169.59 रूपयं और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी । नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट ब्याज 
प्रत्येक वर्ष के अंत में पत्र के धारक या धारकों को उदभूत होगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में पांचवें वर्ष के अंत तक इस 
प्रकार उद्भूत ब्याज के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका धारक की ओर से पुनः विनिधान किया गया है और पत्र 
के अंकित मूल्य की रकम के साथ संकल्ति किया गया है । 


सारणी 


| वर्ष जिसके लिए ब्याज उद्भूत होता है । 


पहला वर्ष 
| दूसरा वर्ष 
तीसरा वर्ष 
चौथा वर्ष 
पांचवा वर्ष 
छठा वर्ष 


| 100 रुपए के अंकित मूल्य के पत्र पर उद्भूत होने वाले | 
व्याज की रकम (रुपए में ) 

9. 20 
10. 05 
10 . 97 
11. 98 

13. 09 
| 

14. 29 | 


टिपण -- किसी अन्य अंकित मूल्य के किसी पत्र पर उद्भूत होने वाली ब्याज की रकम ऊपर सारणी मे विनिर्दिष्ट रकम 
की आनुपातिक होगी ।" ; 
2. उक्त नियम के नियम 16 के उपनियम ( 4) में , -- 


( क ) खंड (ii) में , “ 1 मार्च, 2001 को या उसके पश्चात् " शब्दों और अंकों के स्थान पर “ 1 मार्च, 2001 को या 
उसके पश्चात् किंतु 1 मार्च, 2002 से पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 


( ख) खंड (ii) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात् निम्नलिखित खंड और सारणी अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 


(iii) यदि 1 मार्च, 2002 को या उसके पश्चात् क्रय किया गया कोई पत्र, पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के 
पश्चात् उप -नियम (1) के अधीन भुनाया जाता है तो संदय रकम, जिसमें नियम 15 के अधीन उद्भूत ब्याज सम्मिलित है 
और रियायत के समायोजन के पश्चात, सौ रुपए के अंकित मूल्य के पत्र के लिए नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट रुप में 
होगी और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी । 


[ भाग !! - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सारणी 


| पत्र की तारीख से उसके भुनाए जाने की तारीख तक की अवधि 


| तीन वर्ष या उससे अधिक किंतु तीन वर्ष और छह मास से कम 
| तीन वर्ष और छह मास या उससे अधिक किंतु चार वर्ष से कम 
चार वर्ष या उससे अधिक किंत चार वर्ष और छह मास से कम 
चार वर्ष और छह मास या उससे अधिक किंतु पांच वर्ष से कम 
| पचि वर्ष या उससे अधिक किंतु पांच वर्ष और छह मास से कम 
| पांच वर्ष और छह मास या उससे अधिक किंतु छह वर्ष से कमे 


संदेय रकम , जिसमें व्याज 
सम्मिलित है 
( रुपए में ) 

124 . 62 
12951 
134. 29 
139. 43 
144 . 46 
149.83 


[ फा . सं. 5 / 1/ 2002 - एन एस . - II ] 

के . वाई. नरसिम्हन, उप सचिव 


टिप्पण - मूल नियम सा0 का0 नि0 496 ( अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा0 का0 निo 
508 ( अ), तारीख 23 मई, 1990 , सा0 का0 नि0 120 ( अ), तारीख 8 मार्च, 1998 सा० का0 नि0 7 ( अ), तारीख 1 
जनवरी, 1999 , सा0 का0 नि0 491 ( अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा0 का0 नि0 47 ( अ), तारीख 15 फरवरी, 2000, 
और सा0 का0 नि0 156 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2001 और सा० का0 नि0 572 ( अ), तारीख 2 अगस्त, 2001 द्वारा 
संशोधन किए गए । 


NOTIFICATION 

New Delhi ,the Ist March, 2002 
G .S.R . 163 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 12 of the 
Government Savings Certificates Act , 1959 ( 46 of 1959 ), the CentralGovernment 
hereby makes the following rules further to amend the National Savings 
Certificates ( VIII Issue) Rules , 1989, namely : 


1 . 


( 1 ) These rules may be called the National Savings Certificates 

(VIII Issue ) Amendment Rules , 2002 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the 

Official Gazette. 


2. In the National Savings Certificates ( VIII Issue ) Rules , 1989 ( hereinafter 
referred to as the said rules), in rule 15 , 


(a ) in sub - rule ( 4 ), for the figures, letters and words " the 1st day of March , 

2001 ", the figures, letters and words " the 1st day of March , 2001 but before 
the 1st day of March, 2002, " shall be substituted ; 


(b ) after sub -rule (4 ) and the Table relating thereto , the following sub - rule and 
the Table shall be inserted , namely : 


" (5 ) Where a certificate has been purchased on or after the 1st day of March , 
2002 , the amount inclusive of Interest , payable on encashment of the certificate 


198162 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3(1) ] 


at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs . 169 .59 for 
denomination of Rs . 100 and at proportionate rate for any other denomination , 
The interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders 
of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end 
of each year upto the end of the fifth year shall be deemed to have been 
reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value 
of the certificate . 

TABLE 

Amount of interest (Rs.) accruing on 
The year for which interest accrues certificate of Rs. 100 denomination . 
First year 

9 .20 
Second year 

10 .05 
Third year 

10 .97 
Fourth year 

11. 98 
Fifth year 

13.09 
Sixth year 

14 .29 


Note.- The amount of Interest accruing on a certificate of any other 
denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table 
above ." . 


3 . In rule 16 of the said rules, in sub-rule (4), 


(a ) in clause (ii ), for the figures, words and letters " the 1st day of March , 

2001", the figures , words and letters " the 1st day of March , 2001 but 
before the 1st day of March , 2002 " shall be substituted ; 


(b ) after clause (i ) and the Table relating thereto , the following clause and 

the Table shall be inserted , namely : 


(iii ) If a certificate is encashed under sub -rule ( 1) after the expiry of 
three years from the date of certificate purchased on or after the 1st day 
of March , 2002, the amount payable , inclusive of interest accrued under 
rule 15 and after adjustment of discount, shall be as specified in the Table 
below for a certificate of Rs. 100 denomination and at a proportionate rate 
for a certificate of any other denomination . 


[ भाग 1 - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 
Period from the date of the certificate to the date of its Amount payable 
encashment 

inclusive of 

interest ( Rupees ) 
Three years or more ,but less than three years and six months 

124.62 
Three years and six months or more ,but less than four years 

129 . 51 
Four years or more , but less than four years and six months 

134 . 29 
Four years and six months or more , but less than five years 

139. 43 
Five years or more , but less than five years and six months 

144. 46 
Five years and six months or more , but less than six years 

149 . 83 . " . 


[ E. No 5/1/ 2002- NS.II) 
K . Y . NARASIMHAN , D . Sccy 


Note . The principal rules were published in the Gazette of India vide 
number GSR 496 (E ), dated the 1st May , 1989 and subsequently amended vide 
GSR 508( E ), dated the 23rd May , 1990 , GSR 120 ( E), dated the 8th March , 1998 , 
GSR 7 ( E), dated the 1st January , 1999 , GSR 491 ( E ), dated the 6th July , 1999 , 
GSR 47 (E ), dated the 15th January , 2000 , GSR 156 ( E ), dated the 1st March , 2001 
and GSR 572 (E ), dated the 2nd August, 2001 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2002 
सा . का. नि . 164 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , किसान विकास पत्र नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 2002 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. किसान विकास पत्र नियम, 1988 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 मे, .. 


“ 1 मार्च, 2001 को 


( i) उप नियम ( 7 ) मे “ 1 मार्च, 2001 को या उसके पश्चात " अंकों और शब्दों के स्थान पर 
या उसके पश्चात् किंतु 1 मार्च, 2002 से पूर्व " अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 
(ii ) उप नियम (7) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" ( e ) उप नियम (1) से उप नियम ( 7) में किसी बात के होते हुए भी . 1 मार्च, 2002 को या उसके पश्चात क्रय किए 
गए पत्र की परिपक्वता अवधि , जारी करने की तारीख से प्रारंभ होकर सात वर्ष और आठ मास होगी । उसकी परिपक्वता 
अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी भी समय पत्र के भुनाए जाने पर संदेय रकम, जिसमें ब्याज सम्मिलित है, 1000 
रुपए के अंकित मूल्य के लिए 2000 रुपए और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी । " 


3 उक्त नियमों के नियम 13 मे -- 


(i) उप नियम (10 )में “ 1 मार्च, 2001 को या उसके पश्चात् " अंकों और शब्दो के स्थान पर “ 1 मार्च, 2001 को या 


698 / 01 / 02 - 3 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(1)] 


उसके पश्चात् किंतु 1 मार्च, 2002 से पूर्व " अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 
(ii) उप नियम ( 10 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


“ (11) नियम ( 12)में किसी बात के होते हुए भी, यदि 1 मार्च, 2002 को या उसके पश्चात् जारी किया गया कोई 
पत्र, पत्र के जारी करने की तारीख से दो वर्ष और छह मास की समाप्ति के पश्चात किसी समय भुनाया जाता है , तो 
संदेय रकम, जिसमें व्याज सम्मिलित है, 1000 रुपए के अंकित मूल्य पत्र के लिए नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट रुप में 
होगी और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी , अर्थात् : 


सारणी 


| पत्र के जारी करने की तारीख से भुनाए जाने की तारीख तक की अवधि 


| 1. दो वर्ष और छह मास या उससे अधिक किंतु तीन वर्ष से कम । 
| 2. तीन वर्ष या उससे अधिक किंतु तीन वर्ष और छह मास से कम 
| 3. तीन वर्ष और छह मास या उससे अधिक किंतु चार वर्ष से कम 
| 4. चार वर्ष या उससे अधिक किंतु चार वर्ष और छह मास से कम 
| 5 . चार वर्ष और छह मास या उससे अधिक किंतु पांच वर्ष से कम 

6 पांच वर्ष या उससे अधिक किंतु पांच वर्ष और छह मास से कम 
| 7. पांच वर्ष और छह मास या उससे अधिक किंतु छह वर्ष से कम 

8 छह वर्ष या उससे अधिक किंतु छह वर्ष और छह मास से कम 
19. छह वर्ष और छह मास या उससे अधिक किंत सात वर्ष से कम 

10 . सात वर्ष या उससे अधिक किंतु सात वर्ष और आठ मास से कम 


संदेय रकम , जिसमें ब्याज | 
सम्मिलित है 
( रुपए में ) 

1195 
1256 
1305 
1382 
1439 
1534 
1602 
1672 
1800 
1883 


[ फा . सं . 5/ 1 / 2002 - एन एस. II ] 

के . वाई. नरसिम्हन, उप सचिव 


टिप्पण - ‘ मूल नियम सा0 का0 नि0 370 ( अ), तारीख 22 मार्च, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा० का0 नि0 
81 ( अ), तारीख 6 फरवरी, 1989, सा0 का० नि0 8 ( अ),तारीख 4 जनवरी, 1990 सा0 का० नि0 728 ( अ), तारीख 6 
दिसंबर, 1991 , सा० का0 नि0 432 ( अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992 सा0 का0 नि0 567 ( अ), तारीख 20 अगसत , 
1993, सा० का० नि0 588 ( अ ), तारीख 2 सितंबर , 1993 और सा० का0 नि0 119 ( अ), तारीख 8 मार्च1995 , सा० 
का० नि0 4 ( अ), तारीख 1 जनवरी, 1999 , सा० का0 नि0 492 ( अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा0 का0 नि0659 ( अ), 
तारीख 23 सितंबर, 1999, सा० का० नि0 660 ( अ), तारीख 23 सितंबर, 1999, सा० का0 नि0 765 ( अ ), तारीख 11 
नवंबर , 1999 , सा० का0 नि0 48 ( अ), तारीख 15 जनवरी , 2000 और सा0 का0 नि0 155 ( अ), तारीख 1 मार्च 2001 
द्वारा संशोधन किए गए | 


NOTIFICATION 
New Delhi, the Ist March, 2002 


.S. R . 104 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by section 12 of the 
Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend the Kisan Vikas Patra Rules, 
1988 , namely: 


1. 


(1 ) These rules may be called the Kisan Vikas Patra (Amendment) Rules, 

2002 . 


[ M1- 6953(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the 

Official Gazette . 


2 . In the Kisan Vikas Patra Rules, 1988 (hereinafter referred to as the said 
rules ), in rule 12 , - 


(1) in sub - rule (7), for the figures, words and letters " the 1st day of March , 
2001" , the figures, words and letters " the 1st day of March , 2001 but before the 
1st day of March , 2002 " shall be substituted ; 


(ii) 


after sub - rule (7 ) , the following sub- rule shall be inserted, namely : 


" (8 ) Notwithstanding anything contained in sub -rules ( 1) to (7), the maturity 
period of a certificate purchased on or after the 1st day of March , 2002 , shall be 
seven years and eight months commencing on the date of issue of the 
certificate. The amount, inclusive of interest , payable on encashment of the 
certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs. 2 , 000 / 
for a denomination of Rs. 1 ,000 / - and at proportionate rate for any other 
denomination ." . 


3 . In rule 13 of the said rules , - 


(0) 


in sub - rule ( 10 ), for the words, figures and letters " on or 
after the 1st day of March , 2001" , the words, figures and letters " on or after the 
1st day of March , 2001 but before the 1st day of March , 2002" shall be 
substituted ; 


(ii) after sub -rule ( 10 ) and the Table relating thereto , the following sub -rule 
and the Table shall be inserted , namely : 


" ( 11) Notwithstanding anything contained in rule 12 , if a certificate issued on or 
after the 1st day of March , 2002 , is encashed at any time after the expiry of two 
years and six months from the date of issue of the certificate , the amount 
payable inclusive of interest shall be as specified in the Table given below for 
certificate of the denomination of Rs. 1 ,000 / - and at proportionate rate for any 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTIŞF0 . 3(1)] 


other denomination , namely : 


TABLE 


nmn 


Perlod from the date of issue of the certificate to Amount payable 
the date of its encashment 

inclusive of interest 

( in Rupees ) 
2 years 6 months or more but less than 3 years . 

1195 
3 years or more but less than 3 years 6 months . 

1256 
| 3 years 6 months or more but less than 4 years . 

1305 
4 years or more but less than 4 years 6 months. 

1382 
4 years 6 months or more but less than 5 years . 

1439 
5 years or more but less than 5 years 6 months . 

1534 
5 years 6 months or more but less than 6 years . 

1602 
6 years or more but less than 6 years 6 months. 

1672 
6 years 6 months or more but less than 7 years. 

1800 
7 years or more but less than 7 years 8 months. 

1883 . " . 


6 . 
7 . 


8 . 


9 . 
| 10 . 


F. No. 5/1/2002-NS. II ] 
K . Y . NARASIMHAN , Dy. Secy. 


Note.- The principal rules were published in the Gazette of India vide 
number GSR 370 ( E ), dated the 22nd March , 1988 and subsequently amended 
vide GSR 81( E ), dated the 6th February , 1989 , GSR 8 ( E ), dated the 4th January , 
1990 , GSR 728 (E ), dated the 6th December , 1991, GSR 432 ( E ), dated the 24th 
April, 1992 , GSR 567 (E ), dated the 20th August , 1993 , GSR 588 (E ), dated the 2nd 
September, 1993 , GSR 119 (E ) dated the gth March , 1995 , GSR 4 (E ), dated the 
1st January , 1999, GSR 492 (E ) dated the 6th July , 1999 , GSR 659 (E ) dated the 
23rd September, 1999 , GSR 660 (E ) dated the 23rd September, 1999 , GSR 765 
( E ), dated the 11th November, 1999 , GSR 48 (E ), dated the 15th January , 2000 
and GSR 155 (E ) dated the 1st March , 2001. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


